रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L. - 33004 /99 


PERSEAN 


IT . LTFriend 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 15 , 2017 / कार्तिक 24 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , NOVEMBER 15 , 2017 /KARTIKA 24 , 1939 


सं . 3160 ] 
No. 3160 ] 


कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 


( कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 नवम्बर , 2017 
का . आ . 3604( अ ). केंद्रीय सरकार बीज नियम , 1968 के नियम 5 के खंड (ग ) के साथ पठित बीज 
अधिनियम , 1966 ( 1966 का 54 ) की धारा 4 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , संपूर्ण 
भारत के लिए इसके प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन जीवित परिवर्तित जीवों और आनुवंशिक रूप 
से परिवर्तित जीवों की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जांच का पता लगाने हेतु निम्नलिखित प्रयोगशालाओं को 
राष्ट्रीय सम्प्रेषण प्रयोगशाला घोषित करती है , अर्थात् 
(i ) डीएनए फिंगर प्रिटिंग और ट्रांसजेनिक फसल निगरानी प्रयोगशाला (डीएफटीसीएमएल ), गुंटूर 

( आंध्र प्रदेश ) ; 
(ii) आईसीएआर- राष्ट्रीय पौध आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ( एनबीपीजीआर ), पूसा परिसर , नई दिल्ली ; 
(iii) निर्यात निरीक्षण एजेंसी ( ईआईए), कोच्ची प्रयोगशाला ( केरल); 
( iv ) पंजाब जैव प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर (पीबीटीआई), मोहाली (पंजाब ) । 

[ फा . सं . 13-127/ 2017 -बीज -IV ] 

बी . राजेन्द्र, संयुक्त सचिव 


6710 GI / 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3( ii)] 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 


(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th November, 2017 


S . O . 3604 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 4 of the Seeds Act, 
1966 (54 of 1966 ), read with clause (c ) of Rule 5 of the Seeds Rules, 1968 , the Central Government hereby 
declares the following laboratories as the National Referral Laboratories to detect the presence or absence of 
Living Modified Organisms and Genetically Modified Organisms under the said Act with effect from the date 
of publication , for the whole of India , namely : 


(i) 


DNA Fingerprinting and Transgenic Crop Monitoring Lab ( DFTCML ) , Guntur ( Andhra 
Pradesh ) ; 


ICAR - National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR ), Pusa Campus, 
New Delhi; 


(iii) 
( iv) 


Export Inspection Agency (EIA ),Kochi Laboratory (Kerala ); 
Punjab Biotechnology Incubator (PBTI), Mohali (Punjab ). 


[F .No. 13 -127/ 2017 -SD . - IV ] 

B . RAJENDER , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

ALOK 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 . 11 . 16 
12 : 15 : 25 + 05 30 


